निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं० पटना 517 ) 


28 भाद्र 1933 ( श ) 
पटना, सोमवार , 19 सितम्बर 2011 

निर्वाचन विभाग 


- - - - 


अधिसूचना 

4 अगस्त 2011 
सं0 डी1- 0034 / 2011 - 46 — भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 82 / बिहार / (8 / 2006) / 2011, 
दिनांक 22 जून 2011 एवं निर्वाचन अर्जी संख्या 8 / 2006 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 04 मई 2010 को पारित 
आदेश / न्याय निर्णय को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 


आर0 के0 प्रसाद, 


विशेष कार्य पदाधिकारी - सह 

सरकार के उप - सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 सितम्बर 2011 

भारत निर्वाचन आयोग 

- - - - - - - 

अधिसूचना 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001, तारीख 22 जून , 2011 / 1 आषाढ़ , 1933( शक ) 

सं0 82 / बिहार / (8 / 2006) / 2011 — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा - 106 के अनुसरण में , 
निर्वाचन आयोग एतदद्वारा निर्वाचन अर्जी सं0 8 / 2006 में दिये गये उच्च न्यायालय , पटना के तारीख 4 मई, 2010 के आदेश को 
प्रकाशित करता है । 

आदेश से , 
के0 अजय कुमार, 

प्रधान सचिव 

भारत निर्वाचन आयोग । 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 


Nirvachan Sadan, Ashoka Road , New Delhi -110001 , dated 22nd June 2011 / 

1 Asadha, 1933( Saka) 
No .82 /BR /( 8 / 2006 )/ 2011 — In pursuance of Section 106 of the Representation of 
the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby published Order 
dated the 4th May, 2010 of the High Court of Judicature at Patna in Election Petition 
No. 8 of 2006 . 

By order, 
K . AJAY KUMAR , 

Principle Secretary, 
Election Commission of India . 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA 

E. P No . 8 of 2006 
ASHOK KUMAR 

Versus 
GAJENDRA PRASAD SINGH 


04 / 05 / 2010 


Several orders in this regard reflect that the petitioner has 
lost interest in this election petition . In absence of any desire to 
pursue the matter, this Election petition is dismissed for non prosecution . 

Learned counsel for the respondent is present. 


(Ajay Kumar Tripathi, J.) 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 517- 571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


